. 


. 


IL . . . 


A 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 आश्विन , 1940 ( श० ) 


संख्या - 953 राँची, गुरुवार , 


4 अक्टूबर , 2018 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


संकल्प 
4 अक्टूबर , 2018 


संख्या- 5/ आरोप-1 -511/ 2014-2482 ( HRMS )-- श्री पवन कुमार मण्डल , झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 
738A/ 03), तत्कालीन अनुमण्डल पदाधिकारी , डुमरी, गिरिडीह के विरूद्ध परिवादी श्री सुदामा प्रसाद , बगोदर , 
गिरिडीह द्वारा परिवाद पत्र समर्पित किया गया, जिसमें घूस लेने संबंधी आरोप लगाया गया । उक्त के आलोक 
में विभागीय पत्रांक -9036 , दिनांक 8 सितम्बर , 2014 द्वारा उपायुक्त , गिरिडीह से परिवाद पत्र में निहित 
आरोपों पर जाँच प्रतिवेदन/ प्रपत्र- क उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया । 


उपायुक्त , गिरिडीह के पत्रांक- 1325 / गो० , दिनांक 7 अक्टूबर , 2014 द्वारा श्री मंडल के विरूद्ध प्रपत्र- क में 
आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया , जिस पर श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी , परन्तु अप्राप्त 
रहा । 

__ उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक-135 , दिनांक 23 जनवरी, 2015 द्वारा श्री मंडल, अनुमंडल पदाधिकारी , 
डुमरी के विरूद्ध लगाये गये आरोपों के संबंध में मंतव्य उपलब्ध कराया गया , जिसमें उनके विरूद्ध लगाये गये 
आरोपों को गलत , तथ्यहीन, निराधार एवं बिना साक्ष्य के बताते हुए आरोप मुक्त करने की अनुशंसा किया 


गया । 


उपायुक्त , गिरिडीह से विभागीय पत्रांक-2758, दिनांक 27 मार्च, 2015 द्वारा श्री मंडल को आरोप 
मुक्त करने का आधार स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया । उक्त के आलोक में उपायुक्त गिरिडीह के 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार, 4 अक्टूबर , 2018 
पत्रांक - 927 / गो०, दिनांक 11 जून , 2016 द्वारा पुनः मंतव्य उपलब्ध कराते हुए श्री मंडल के विरूद्ध प्रतिवेदित 
आरोप पर आवश्यक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी । 


श्री मंडल के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उपायुक्त , गिरिडीह से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय 
संकल्प सं० -5345, दिनांक 12 अप्रैल, 2017 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । 
संचालन पदाधिकारी के पत्रांक -119, दिनांक 13 जुलाई , 2017 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है , 
जिसके समीक्षोपरांत श्री मंडल को निन्दन की सजा अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया । 

उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक -11395 , दिनांक 14 नवम्बर , 2017 द्वारा श्री मंडल 
से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी , जिसके अनुपालन में श्री मण्डल के पत्रांक- 838, दिनांक 
19 दिसम्बर , 2017 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित किया गया है । 


श्री मंडल के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, पूर्व में इनके द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं इनसे प्राप्त द्वितीय 
कारण पृच्छा की समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत , श्री पवन कुमार मण्डल, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 738 / 03), 
तत्कालीन अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरी, गिरिडीह को आरोप मुक्त करते हुए मामले को संचिकास्त किया जाता 


Sr No. 


Employee Name 


Decision of the Competent authority 


G . P. F. No . 


PAWAN KUMAR MANDAL 


BHR/ BAS / 3406 


श्री पवन कुमार मण्डल , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
7381 /03), तत्कालीन अनुमण्डल पदाधिकारी , डुमरी, 
गिरिडीह को आरोप मुक्त करते हुए मामले को 
संचिकास्त किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अशोक कुमार खेतान , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 
जीपीएफ संख्या:BHR/ BAS/2972 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 953 -- 50 


